निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 479 ) 


24 भाद्र 1931 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 15 सितम्बर 2009 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

11 सितम्बर 2009 
सं0 9 / आ0 - 09 - 18 / 2006 - 865 ( 9 ) - स्वा0 - स्वास्थ्य विभागीय संशोधित संकल्प 
संख्या 378 ( 9), दिनांक 24 मार्च 2008 के द्वारा डा० रत्नेश्वर सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक , 
सदर अस्पताल , पूर्णियां सम्प्रति जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, भागलपुर के विरुद्ध रोगियों से 
अनाधिकृत रूप से अवैध राशि वसूल करने इत्यादि के आरोप में विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी थी । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं डा० सिंह द्वारा दिये गये कारण पृच्छा पर 
समीक्षोपरान्त उन्हें निम्नलिखित सजा दी जाती है: 

1 . निन्दन । 
2. चार वेतनवृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोक । 
3. निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गोपी कान्त झा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 479 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


